रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यप्वजपते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - - खण्ड 1 . 
PART - Section 1 

. 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार, अगस्त 24, 2001 / भाद्र 2 , 1923 
NEW DELHI, FRIDAY , AUGUST 24 , 2001/ BHADRA2, 1923 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 231 ] 
No. 231 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


( स्वास्थ्यविभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 23 अगस्त, 2001 


सं. ए - 12011 / 2 / 2000 - सी . एच. एस ( I ). .- अधिसूचना संख्या ए- 12011/2/ 2000 - सी . एच. एस . (I ), दिनांक 19 अगस्त, 2000 द्वारा 
भारत के राजपत्र ( असाधारण ) भाग -1 , खण्ड- 1, दिनांक 19 अगस्त, 2000 में प्रकाशित सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2001 के नियमों में , 


( I) नियम 3 के अन्तिम पैरा को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


" अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों और शारीरिक रूप में अपंग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार 
द्वारा नियत की गई रिक्तियों के अनुसार आरक्षणकिया जाएगा । " 


( II ) एक नया नियम - 14 इस प्रकार जोड़ा जाता है : 


14 . शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें परीक्षा के सभी स्तरों पर आयोग के विवेकानुसार 
निर्धारित अर्हक मानकों में छूट दी जाएगी । तथापि , यदि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों का सामान्य, अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और 
अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अर्हता स्तर पर अपेक्षित संख्या में अपनी योग्यता के आधार पर चयन हो जाता है तो आयोग द्वारा 
रियायती स्तर पर शारीरिक रूप से विकलांग अतिरिक्त उम्मीदवारों अर्थात् उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक अनुशंसा नहीं की जाएगी । 


मौजूदा नियम 14 , 15, 16 और 17 को पुन : क्रमांकित करके क्रमशः नियम 15, 16 , 17 और 18 किया जाएगा । 
( II) एक नया नियम 19 इस प्रकार जोड़ा जाता है : - . 


19. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने हेतु उनकी अक्षमता चालीस प्रतिशत ( 40% ) 
अथवा इससे अधिक होनी चाहिए । तथापि, ऐसे उम्मीदवारों से निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं/ क्षमताओं में से एक या अधिक जो संबंधित सेवाओं/ 
पदों पर कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो , पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी : 


26500 /2001 


%3 -21 


कोड . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTI - SEc . 1] 
कोड 

शारीरिक अपेक्षाएं 
एफ ( F ) 

__ 1. हस्तकौशल ( अंगुलियों से ) द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य । 
पी पी ( PP ) . , 2. खींच कर तथा धक्के द्वारा किए जाने वाले कार्य। 
‘ एल ( L ) 

3. उठाकर किए जाने वाले कार्य । 
के . सी. ( Kc ) 

4. घुटने के बल बैठकर तथा क्राउचिंग द्वारा किए जाने वाले कार्य। 
बी ( B ) 

शुक कर किए जाने वाले कार्य । 
एस ( S ) 

बैठकर (बेंच या कुर्सी पर ) किए जाने वाले कार्य । 
एस टी (ST ) 

खड़े होकर किए जाने वाले कार्य । 
डब्ल्यू ( W ) 

8 . चलते हुए किए जाने वाले कार्य । 
एस ई ( SE ) 

१ . देखकर किए जाने वाले कार्य । 
एच ( H ) 

10 . सुमकर या बोल कर किए जाने वाले कार्य । 
आर डब्ल्यू ( RW ) 11. पढ़कर तथा लिख कर किए जाने वाले कार्य । 
संबंधित सेवाओं/ पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके मामलों में कार्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से एक या अधिक होगा :--- 

कार्यात्मक वर्गीकरण 

कार्य 
बी एल ( BL ) 

1 . दोनों पैर खराब लेकिन भुजाएं नहीं । 
बी . ए ( BA ) 

दोनों भुजाएं खराब 
क - दुर्बल पहुंच 

ख - पकड़ की दुर्बलता । 
बी एल ए ( BLA) 3 . दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं खराब 
ओ एल ( OL ) 

4. एक पैर खराब ( दायां या बायां ) 
: : : .. . ...... क - दुर्बल पहुंच 
. . . . ख - पकड़ की दुर्बलता 

ग - एटेक्सिक . 
ओ ए ( OA ) 

एक भुजा खराब ( दाई या बाई) - पही -~ 
बी एच ( BH) 1 . 6. सखा पीठ तथा कूल्हे ( बैठ या झुक नहीं सकते ) 
एम डब्ल्यू( MW) 7. मांसपेशीय दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहन शक्ति । . 
बी ( B ) 

8 . नेत्रहीन । 
पी बी ( PB ) 

9 . आंशिक नेत्रहीन 
डी ( D ) 

10 . बधिर 
पीडी ( PD ) 

11. आंशिक बधिर 
मौजूदा नियम 18 और 19 को पुन : क्रमांकित करके क्रमशः नियम 20 और 21 किया जाएगा । 

जगदीश कुमार , अवर सचिव 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd August, 2001 
No. A - 12011/ 2 /2000 - CHS (I ) . - In the Rules for Combined Medical Services Examination , 2001 published vide 
Notification No. A - 12011/2 /2000 - CHS (I) dated the 19th August, 2000 , in the Gazette of India ( Extraordinary ) Part -1, Section 
1 dated 19th August , 2000 . 


[ HT 1 - 4451] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(I) Last para of Rule 3 shall be substituted by the following : - 
" Reservation will be made for candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward 

Classes and Physically disabled categories in respect of vacancies as may be fixed by the Government." 
( II ) A new Rule 14 is added as under : 

14 . The prescribed qualifying standards will be relaxable at the discretion of the Commission at all stages of the 
examination in favour of physically handicapped candidates in order to fill up the vacancies reserved for them . In case, 
however , the physically handicapped candidates get selected on their own merit in the requisite number at the qualifying 
standards fixed by the Commission for General, SC , ST and OBC category candidates , extra physically handicapped 
candidates i.e . more than the number of vacancies reserved for them , will not be recommended by the Commission on the 
relaxed standards. 

Existing Rule 14 , 15 , 16 and 17 will be renumbered as Rule 15, 16 , 17 and 18 respectively . 
( III) A new Rule 19 is added as under ; 

19 . For being considered against the vacancies reserved for them , the physically disabled persons should have 
disability of Forty per cent (40 % ) or more. However, such candidates shall be required to meet one or more ofthe following 
physical requirements/abilities which may be necessary for performing the duties in the concerned Services/Posts : 
CODE 

PHYSICAL REQUIREMENTS 
1. Work performed by manipulating (with Fingers) 
2. Work performed by pulling and pushing 
3 . Work performed by lifting " 
4 . Work performed by kneeling and crouching 
5 . Work performed by bending 
6 . Work performed by sitting on bench or chair) 
7. Work performed by standing 
8. Work performed by walking 
9. Work performed by sceing 

10 . Work performed by hearing/speaking 
-RW 

11 . Work performed by reading and writing 
The functional classification in their case shall be, one or more of the following , consistent with the requirements 
of the concerned Services/Posts : - - 

FUNCTIONAL CLASSIFICATION 
CODE 

FUNCTIONS 
BL 

1. both legs affected but not arms 
BA 2. both arms affected 

a impaired reach 

b . weakness of grip . 
BLA 

3. both legs and both arms affected 
4 . one leg affected (R or L ) 

a impaired reach 
b . weakness of grip 

C . ataxic 
OA 5. one arm affected (Ror L ) 

- do 
BH 

6. stiff back and hips (cannot sit or stoop ) 
MW 

7 muscularweakness and limited physical endurance 

8 . the blind 
PB 

9. partially blind 

10 . the deaf 
PD 

11. partially deaf . 
ExistingRules 18 and 19 will be renumbered as 20 and 21 respectively . 

JAGDISH KUMAR , Under Secy. 


В . 


Printed by the Manager , Govt . of India Pro , Ring Road , Mayapur , Now Dolhi - 110064 

and Publixhed by the Controllor of Publications , Dolhi - 110054 , 


